रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


NE 


OM 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 26 , 2018 / चैत्र 5 , 1940 
NEW DELHI MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5 , 1940 


सं . 99 ] 
No. 99] 


पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 2018 


सं / पृविमं / 37/01/2017- स्था . जबकि, दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 के आदेश सं डीओडी/सीजेडएम/ 6/ 96 के माध्यम 
से पर्यावरण क्षमता निर्माणपरियोजना के तहत एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल 
समिति (सीसीईए ) के अनुमोदन से महासागर विकास विभाग के अधीन चेन्नै में परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित 
किया गया था । 

और जबकि, चल रही परियोजनाओं एकीकृत तटीय समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ( इकमाम ) और तटीय समुद्री मॉनीटरिंग और 
पूर्वानुमान प्रणाली ( कॉमैप्स ) के एकीकरण के पश्चात ,जारी स्कीम के रूप में , "तटीय अनुसंधान " नामक स्कीम के कार्यान्वयन के 
लिए चेन्नै स्थित एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन - परियोजना निदेशालय कोजारी रखने और महासागर विकास विभाग 
(डीओडी) के संबद्ध कार्यालय तथा अनुसंधान और विकास इकाई के रूप में कार्य करने के लिए एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र 
प्रबंधन- परियोजना निदेशालय हेतु समय - समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित की गई थी ; 

और जबकि , मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 16 फरवरी , 2006 की राष्ट्रपति की अधिसूचना 
सं सीडी/ 87 / 2006 के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन ) के नियम , 1961 में संशोधन करते हुए महासागर विकास 
विभाग को महासागर विकास मंत्रालय का नाम दिया गया ; 

और जबकि , तत्पश्चात मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 12 जुलाई, 2006 की राष्ट्रपति की 
अधिसूचना सं सीडी - 384/ 2006 के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन) के नियम , 1961 में संशोधन करते हुए 
महासागर विकास मंत्रालय को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नाम दिया गया ; 


1800 GI/ 2018 


__ (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC . 1 ] 


और जबकि , एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन -परियोजना निदेशालय ( इकमाम -पीडी) की स्थिति की समीक्षा 
और नए वैज्ञानिक कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका को पुन : परिभाषित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का 
गठन किया गया ; 

और जबकि , समिति की सिफ़ारिशों में से एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ( एमओईएस) के संबद्ध कार्यालय और अनुसंधान 
और विकास इकाई एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन -परियोजना निदेशालय ( इकमाम- पीडी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय 
तटीय अनुसंधान केन्द्र, संबद्ध कार्यालय, चेन्नै किए जाने को माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने 
स्वीकार कर लिया है; 

अब, अंतत:, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस ) के संबद्ध कार्यालय एकीकृत तटीय एवं 
समुद्री क्षेत्र प्रबंधन- परियोजना निदेशालय का नाम तत्काल प्रभाव से बदल कर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ( एमओईएस) के संबद्ध 
कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र ( एनसीसीआर), चेन्नै के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 


डॉ . विपिन चन्द्र, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF EARTH SCIENCES/ PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th March , 2018 
No / MoES/ 37/ 01/ 2017 - Estt. - WHEREAS , vide Order No. DOD/ CZM/ 6/ 96 dated 7th October, 1997 Integrated 
Coastal and Marine Area Management under the project Environment Capacity Building was established as Project 
Directorate under the Department of Ocean Development at Chennai with the approval of Cabinet Committee on 
Economic Affairs ( CCEA ). 

AND WHEREAS, sanction of the President was conveyed from time to time to the continuation of Integrated 
Coastal and Marine Area Management-Project Directorate at Chennai for implementation of scheme entitled “ Coastal 
Research ” , after amalgamation of the ongoing projects Integrated Coastal Marine Area Management (ICMAM ) and 
Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMAPS ), as a continuing scheme and Integrated Coastal and 
Marine Area Management-Project Directorate functioned as an attached office and R & D unit of Department of Ocean 
Development (DOD ) ; 

AND WHEREAS, vide Presidential Notification No.CD -87 /2006 dated 16th February, 2006 issued by Cabinet 
Secretariat amending the Government of India ( Allocation of Business) Rules , 1961, the Department of Ocean 
Development was named as Ministry of Ocean Development; 

___ AND WHEREAS subsequently , vide Presidential Notification No. CD- 384/ 2006 dated 12th July, 2006 issued by 
Cabinet Secretariat amending the Government of India ( Allocation of Business ) Rules, 1961, the Ministry of Ocean 
Development was named asMinistry of Earth Sciences ; 

AND WHEREAS , a High Level Committee was constituted to review the status of the Integrated Coastal and 
Marine Area Management- Project Directorate ( ICMAM -PD ) and redefine its role in the light of new scientific activities; 
AND WHEREAS, one of the recommendations of the Committee to rename Integrated Coastal and Marine Area 

Management - Project Directorate (ICMAM- PD) an attached office and R & D unit of Ministry of Earth Sciences ( MoES ) 
to National Centre for Coastal Research , an attached office at Chennai has been accepted by the Hon ble Minister for 
S & T and Earth Sciences; 

NOW , THEREFORE , the competent authority notify the renaming of Integrated Coastal and Marine Area 
Management-Project Directorate , attached office of Ministry of Earth Sciences (MoES ) as National Centre of Coastal 
Research ( NCCR), Chennai as an attached office of the Ministry of Earth Sciences ( MoES ) withimmediate effect. 

Dr. VIPIN CHANDRA , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date : 2018 .04.04 

09:29:49 + 05 30 


